निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 1 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 20 फरवरी 2015 


( संo पटना 315 ) 


कृषि विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

19 फरवरी 2015 
सं0 पी0पी0एम0 - 48 / 2006 (पार्ट - III) - 972 / कृ0 - राज्य किसान आयोग की कार्यावधि दिनांक 31 .03. 2016 
तक विस्तारित करते हुये इसका पुनर्गठन निम्नवत किया जाता है , 
श्री राम नरेश सिंह, अधिवक्ता, पिता - स्व० सरयुग सिंह , 

अध्यक्ष 
ग्राम + पोस्ट -विशनपुरा, थाना, बिहटा, जिला - पटना 
श्री रामेश्वर रजक, पिता श्री बालकरण राम , 

पूर्णकालिक 
ग्राम + पो0 -चिल्हर, प्रखण्ड अगियाँव, जिला - भोजपुर । 

सदस्य 
श्री महेन्द्र प्रसाद, पिता - श्री राम नन्दन प्रसाद सिन्हा, ग्राम - अमरपुरा, पो0 - पाली , पूर्णकालिक 
प्रखण्ड - काको, जिला - जहानाबाद, पता - मंगल भवन, चकारम , श्रीकृष्णा नगर, पटना । 

सदस्य 
4 श्री राम लषण स्वर्णकार, ग्राम + पो0 - दुखहरनी गली, गया , जिला - गया । 

पूर्णकालिक 

सदस्य 
II . पुनर्गठन के फलस्वरूप अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को वेतन एवं दर्जा पूर्व की भांति अनुमान्य होगा । 
___ III . उक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप पूर्व से कार्यरत अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति / कार्यावधि इस 
अधिसूचना के निर्गत की तिथि से समाप्त की जाती है । 

आदेश से , 
त्रिपुरारि शरण , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 315-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


